निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 483 ) 


26 चैत्र 1937 ( श0 ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 16 अप्रील 2015 


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


अधिसूचना 

18 फरवरी 2015 
सं0 प्र०2वि० 1 - 64 / 2012 - 1483 — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10 में विनिदिष्ट तथा बिहार 
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3 ) एवं (4 ) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ ( 3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान 
की तिथि से 5 ( पाँच) वर्षो अथवा 65 वर्षों की ( उम्र सीमा जो भी पहले हो ) पूर्णकालिक सदस्य / सदस्या के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । इन्हें 15000 / - रूपया (पन्द्रह हजार) समेकित रूप से मासिक मानदेय प्रतिमाह भुगतेय 
होगा: 
क० सं० नाम एवं पता 

जिला उपभोक्ता फोरम का | पुरूष / महिला सदस्य 


नाम 


मोतिहारी 


11 


पुरूष सदस्य 


अजहर हुसैन अंसारी, 
पिता - स्व० सादिर हुसैन अंसारी, 
मोहल्ला - खोदानगर , पो०- मोतिहारी, 
थाना - छतौनी, जिला -पूर्वी चंपारण - 845401 
श्री अशोक कुमार, 
पिता - स्व० पृथ्वी चंद साह , 
खुशी सहनाज ब्यूटी पार्लर , 
काली मंदिर चौक से पश्चिम , वार्ड नं०- 22 


अररिया 


पुरूष सदस्य 


जिला - अररिया - 854311 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 अप्रील 2015 
नाम एवं पता 

जिला उपभोक्ता फोरम का पुरूष / महिला सदस्य 


क० सं० 


नाम 


2 


___ 03 


लखीसराय 


पुरूष सदस्य 


04 


बक्सर 


पुरूष सदस्य 


05 


सीतामढ़ी 


पुरूष सदस्य 


मो० तसलिम , 
पिता - स्व० मो० खलील 
द्वारा – बुलन्द अखतर मंजिल , 
मुहल्ला - तातारपुर , थाना - पो० - तारापुर 
जिला - भागलपुर -812002 
| श्री सुरेश ठाकुर, 
पिता - स्व० रघु ठाकुर, 
मोहल्ला - पुनाईचक, मोहनपुर , ( पम्प हाउस 
के समीप ) 
पो० - थाना - शास्त्रीनगर, पटना - 800023 
श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव , 
पिता - श्री गिरिश नन्दन प्रसाद श्रीवास्तव, 
कोट बाजार, वार्ड नं० - 13, 
थाना - पो०- जिला - सीतामढ़ी -843302 
श्री विरेन्द्र कुमार यादव , 
पिता - स्व० शिवपुजन यादव, 
ग्राम - मिर्जापुर, पो० -टी०एम० बधार , 
थाना – मनिहारी, जिला - कटिहार - 854113 
| श्रीमती रीता कुमारी, 
पति - श्री उपेन्द्र कुमार विश्वास , 
ग्राम - खमकौल, वार्ड न० - 02, पो० - अम्हारा, 
भाया - फारविसगंज, 
जिला - अररिया - 854318 
| श्रीमती मधुमिता कुमारी, 
पिता श्री रामचरित्र प्रसाद सिंह , 

द्वारा - मुरारी प्रसाद सिंह , 
पतनेर हाऊस, पंजाबी मुहल्ला, 
जिला - लखीसराय 


16 


कटिहार 


पुरूष सदस्य 


07 


अररिया 


महिला सदस्य 


लखीसराय 


महिला सदस्य 


09 


कटिहार 


महिला सदस्य 


श्रीमती शोभा जायसवाल , 
पति: - श्री ब्रजेन्द्र चौधरी, 
परिजात अनाथालय लीचीबगान , 
अनाथालय रोड 
कटिहार 


बिहार गजट ( असाधारण), 16 अप्रील 2015 


क० सं० 


नाम एवं पता 


जिला उपभोक्ता फोरम का पुरूष / महिला सदस्य 


नाम 


पटना 


महिला सदस्य 


11 


_ वैशाली 


महिला सदस्य 


महिला सदस्य 


| श्रीमती करिश्मा मंडल, 

पति - श्री ध्रुव कुमार, 
2 / 187 जी०डी०मिश्रा पथ, न्यू पाटलिपुत्रा 
कॉलोनी, पटना - 800013 
श्रीमती निभा सिन्हा, 
पति - स्व० अनुज कुमार सिन्हा, 
द्वारा - सुषमा सिन्हा 
मोहल्ला - खाताजंगी(बागमली) वार्ड नं0 - 04 , 
लालगंज ऑटोस्टेण्ड के नजदीक 
पो० - हाजीपुर 
थाना- हाजीपुर सदर , 


जिला - वैशाली - 844104 


2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी 
जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

3. संबंधित सदस्य अपना योगदान संबंधित जिला के पदाधिकारी / अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को जन्म 
तिथि प्रमाण - पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ समर्पित करेगें । जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र के अभाव में योगदान 
स्वीकार नहीं किया जायेगा । योगदान की एक प्रति निदेशक , उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय , बिहार , पटना को भी 
समर्पित किया जायेगी । 

____ 4. जिलाधिकारी / अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्त सदस्यों से उपभोक्ता सरंक्षण नियमावली के नियम 
3 के उपनियम ( 4) में उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप शपथ पत्र / प्रमाण - पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही योगदान 
स्वीकार किया जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

हुकुम सिंह मीना, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 483 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


